निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ट 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 666 ) पटना , शुक्रवार , 7 जून 2019 

वित्त विभाग 


अधिसूचना 

27 मई 2019 
सं० 1 / स्था०( ले०से०) - 07 / 2015 - 4561 / वि० - श्री अमिताभ मिश्र, बि०वि०से०, संयुक्त सचिव, वित्त 
( सांस्थिक ) विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम - 227, 230 एवं 248 (क) के अंतर्गत इटली में 
आयोजित पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के निमित दिनांक 25.05.2018 से 10. 06 .2018 तक कुल 17 ( सतरह ) दिनों 
का उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

2. इस अवकाश के स्वीकृति के बाद इनके अवकाश में कुल 283 दिन अवकाश शेष रहेगा । 
3. इसमें सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार , पटना को अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

शिव शंकर मिश्र , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 666 - 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


